REGISTERED No . D . 221, 


The Gazette 


of India 


Sp4 नम 
EXTRAORDINARY 

PART I - Section 1 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


No . 194 ] 


NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16 , 1963/AGRAĦAYANA 25, 1885 


उद्योग मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, १६ दिसम्बर, १९६३ 


सं० १३ ( ७)/ ६२ कैमीकल -२. -- कारखाने-द्वार पर कांच की चादर के बिक्री मूल्य के 
सम्बन्ध में पुराने व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय में प्रस्ताव संख्या १३ ( ७)/ ६२ कमीकल-२ , 
दिनांक ८ फरवरी , १९६३ तथा उद्योग मंत्रालय में प्रस्ताव संख्या १३ ( ७ )/ ६२ कैमीकल-२ , 
दिनांक १० दिसम्बर , १९६३ के प्रस्तावों को रद्द किया जाता है । 


भार० प्रमाद , 
मंयुक्त सचिव , भारत सरकार । 


( 1343 ) 


PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , 
NEW DFI HI AND PUBLTSHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1963 


